निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 श्रावण 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 944) पटना , वृहस्पतिवार, 20 अगस्त 2015 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

17 अगस्त 2015 
सं० प्र02 / बोर्ड पुर्न0 - 31 / 2008 ( खंड) - 07 — अधिसूचना संख्या - 06 सह पठित ज्ञापांक - 1741 दिनांक 22.03 . 
2013 के आलोक में ऊर्जा विभाग के अधिसूचना संख्या 01 दिनांक 03.03. 2015 द्वारा श्री प्रभात शंकर, सचिव (व्यय), 
वित्त विभाग, बिहार सरकार को बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लिमिटेड , बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 , 
पटना, बिहार पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड , पटना, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड , पटना एवं 
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के निदेशक मंडल में वित्त विभाग , बिहार सरकार के प्रतिनिधि 
के रूप में नामित किया गया है । 

उक्त को संशोधित करते हुए बिहार स्टेट पावर ( हो० ) कम्पनी लिमिटेड एवं उसकी चार सहायक कम्पनियों के 
निदेशक मंडल में वित्त विभाग , बिहार सरकार के प्रतिनिधि (निदेशक अंशकालिक ) के रूप में निम्नलिखित पदाधिकारियों 
को , अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से, नामित किया जाता है : 
क्र . कम्पनी का नाम 

नामित निदेशक का नाम एवं पदनाम 
1. बिहार स्टेट पावर ( हो०) कम्पनी लिमिटेड 

श्री एच0आर0 श्रीनिवास, 

सचिव ( संसाधन ), वित्त विभाग, बिहार, पटना । 
2. | बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड 

श्री दयानिधान पाण्डेय , 

अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार , पटना । 
3 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 

श्री दयानिधान पाण्डेय , 
अपर सचिव , वित्त विभाग , बिहार, पटना । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 अगस्त 2015 
क्र . कम्पनी का नाम 

नामित निदेशक का नाम एवं पदनाम 
4 . नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड 

श्री दयानिधान पाण्डेय , 

अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना । 
5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड 

श्री दयानिधान पाण्डेय , 
अपर सचिव , वित्त विभाग, बिहार , पटना । 


इसमें माननीय मंत्री (ऊर्जा) की सहमति प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


दुर्गेश कुमार पाण्डेय , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 944 -571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


